रजिस्ट्री सं , डी . ( ओ . )-72 


REGISTERED No, D . (D .)-72 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 
EXTRAORDINARY 

X 


ES 


मसाधारण 

EXTRAORDINARY 
भाग IIलड 3 - उप - खण्ड (i) . . 
PART II -- Section 3 - Sub -section (i) . 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


स० 216] नई दिल्ली , शुक्रवार जुलाई 18, 1980/ आषाढ़ 27, 1902 
No. 216 ] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18 , 1980/ ASADHA 27, 1902 

- -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separute pagiog is given to this Part In order that it may be filed and a separate 

compilation 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 18 जुलाई , 1980 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का . नि . 436( अ ) . केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क नियम , 
1944 के नियम 8 के उपनियम (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 80/ 80 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 19 जन , 1980 का निम्नलिखित संशोधन करती 
है , अर्थात : 

उक्त अधिसूचना में , स्पष्टीकरण 5 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण 
अन्त स्थापित किया जाएगा , अर्थात : 
474 GI/80 

( 769 ) 


770 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART 11-Sec. 3 (1) ] 


" स्पष्टीकरण 8 . - अहाँ किसी बिनिदिष्ट माल का (जिसे इसमें इसके 

पश्चात निवेश कहा गया है ) उपयोग निवेश के उत्पादक कारखाने के 
भीतर बिनिदिष्ट माल के (जिसे इसमें इसके पश्चात परिपत माल 
कहा गया है ) विनिर्माण के लिए किया जाता है और जहा ऐसे निवेश 

और परिमात माल उयत अधिनियम की उक्त प्रथम अनुसूच, 
एक ही मद में आते हैं वहां इस अधिसूचना के अधीन निकासी के 
सकल मल्म की संगणना के प्रयोजन के लिए ऐसे उपयोग हेत 
ऐसे निवेश की निकासी को हिसाब में नहीं लिया जाएगा । 

[ 123 / 80] 
टी . आर . रस्तगी , अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 18th July, 1980 

CENTRAL EXCISES 
G . S . R. 436( E ). - In exercise of the powers conferred by sub-rule ( 1 ) of 
rule 8 of the Central Excise Rules , 1944 , the Central Government hereby 
makes the following adicndment in the notification of the Government of 
India . in the Ministry of Finance ( Department of Revenue) No. 80 / 80 - Central 
Excises, dated the 19th June, 1980 , namely : 

Io the said notification , after Explanation V , the following Explanation 
shall be inserted , namely : 

" Explanation VI. - -- Where any specified goods ( hercinafter referred to 

as inputs ) are used for further manufacture of specified goods 
(hereinafter referred to us finished goods ) within the factory f 
production of inputs and where such inputs and finished goods fall 
under the same Item of the said First Schedule to the said Act, the 
clearances of such inputs for such use shall not be taken into account 
for the purposcs of calculating the aggregate value of clearancey under 
this notification. " 

[123 / 80] 
T . R. RUSTAGI, Under Secy . 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI- 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054. 1980 


